STA 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई , दिनांक 


पंजीयन क्रमांक 
_ " छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2012 -2015." . 


30 - 05 - 2 


छत्तीसगढ़ राजापत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 640 ] 


रायपुर, बुधवार , दिनांक 24 दिसम्बर 2014 - पौष 3, शक 1936 


छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय ) के समीप, रायपुर 


.. . रायपुर , दिनांक 24 दिसम्बर 2014 


आदेश 


. 
. 


. . 


क्रमांक : एफ 37 - 24 / तीन (एक ) - 3 / पंचा. / समय – अनुसूची / 2014 / 2705 . - भारत के संविधान के . 
अनुच्छेद 243 - ट सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम , 1993 की धारा 42 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत 
निर्वाचन नियम , 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन 
नियम, 1995 के नियम 28 के अपेक्षा अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा, राज्य के समस्त जिलों की - 
(1) ऐसी ग्राम पंचायतों , जिनका कार्यकाल फरवरी 2015 में समाप्त हो रहा है , के पंचों तथा 

सरपंचों के पदों ; 
( 2) ऐसी नवगठित ग्राम पंचायतों , जिनका विगत आम निर्वाचन के पश्चात् किसी परिसीमन के 

फलस्वरूप गठन हुआ है, किन्तु निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है , के पंचों तथा सरपंचों के पदों ; 
(3) जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के पदों; एवं 

ऐसे नवगठित जिला पंचायतों , जिनका विगत आम निर्वाचन के पश्चात् किसी परिसीमन के 
फलस्वरूप गठन हुआ है किन्तु निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है, के जिला पंचायत सदस्यों के 
पदों ; 


. 


पा 


क 


1279 


1280 


. . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 24 दिसम्बर 2014 


- 


How 


क्र . 


के आम निर्वाचन हेतु निम्नलिखित समय अनुसूची ( कार्यक्रम ) विहित करता है : - . 
कार्यवाही 

नियम 

. निर्धारित तारीख , दिन व समय 

प्रथम चरण . . द्वितीय चरण तृतीय चरण 
. 2 

. 3 

. 4 
1 . 1 (1 ) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 28 . 31 .12. 2014 31.12. 2014 31.12. 2014 
तथा नाम निर्देशन प्राप्त करना. 

बुधवार बुधवार 

बुधवार 
प्रातः10. 30 बजे | प्रात :10. 30 बजे प्रातः10 . 30 बजे 


. 


- 


. 


- 


- 


(2 ) स्थानों ( सीटों ) के आरक्षण के | 29( क ) 31. 12. 2014 31.12. 2014.. 

31. 12. 2014 
संबंध में सूचना का प्रकाशन. 

बुधवार बुधवार 

बुधवार 

प्रात :10. 30 बजे . प्रात: 10 .30 बजे प्रातः10. 30 बजे 
( 3 ) मतदान केन्द्रों की सूची का 23 31: 12. 2014 31. 12. 2014 31 .12. 2014 
प्रकाशन . 

बुधवार बुधवार 

बुधवार 
प्रात :10. 30 बजे | प्रात : 10 . 

प्रातः10. 30 बजे 
| 2. | नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की 28 ( क ) | 07 .01. 2015 07 .01 . 2015 07 .01. 2015 
अंतिम तिथि 

बुधवार बुधवार 

बुधवार 
अपरान्ह 3.00 बजे अपरान्ह 3 .00 बजे | अपरान्ह 3 .00 बजे 
तक • तक 

तक 
3. | नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा ( जांच) | 28 ( ख ) 08. 01. 2015 

08 .01 . 2015 | 08.01 . 2015 
गुरूवार . गुरूवार . गुरूवार 
| प्रात :10 .00 बजे से प्रात: 10. 00 बजे से प्रातः10. 00 बजे से 


- 


- 


- 


- 


.. 


. 


4. | अभ्यर्थिता से नाम घापस लेने की 28 ( ग ) 10 . 01. 2015 10. 01. 2015 10. 01. 2015 
अंतिम तिथि . 

शनिवार । शनिवार 

शनिवार 
अपरान्ह 3. 00 बजे अपरान्ह 3. 00 बजे | अपरान्ह 3. 00 बजे 
तक . . तक . 

तक 
| 5. | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की | 38 , 39 10.01.2015 10. 01. 2015 10. 01. 2015 
सूची तैयार करना और निर्वाचन 

शनिवार शनिवार 

शनिवार 
प्रतीकों का आबंटन . 

अपरान्ह 3 . 00 बजे | अपरान्ह 3. 00 बजे अपरान्ह 3 . 00 बजे 
के बाद के बाद 

के बाद 
6 . निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की 40 10 .01. 2015 10 .01. 2015 10. 01. 2015 
सूची का प्रकाशन. 

शनिवार शनिवार 

शनिवार 
अपरान्ह 3 .00 बजे | अपरान्ह 3. 00 बजे अपरान्ह 3 .00 बजे 
प्रतीक आबंटन के प्रतीक आबंटन के प्रतीक आबंटन के 
बाद बाद 

. बाद . 
मतदान की तारीख 
| ( i) मतदान केवल जिला उ. ब.कांकेर के 28 ( ध) । 

| 28( घ ) 24. 01. 2015 

28. 01. 2015 

01. 02. 2015 . . 
खण्ड अंतागढ़, भानूप्रतापपुर, । शनिवार - बुधवार 

रविवार 
कोयलीबेड़ा, दुगूकोंदल ; जिला बीजापुर प्रातः 8.00 बजे से , प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 8. 00 बजे से 
के खंड भोपालपट्नम, बीजापुर, उसूर , 

अपरान्ह 3.00 बजे | अपरान्ह 3 .00 बजे । अपरान्ह 3 . 00 बजे 
भैरमगढ ; जिला द.ब .दंतेवाड़ा के खंण्ड 

तक 

तक . 
दंतेवाड़ा , गीदम , कटेकल्याण , 
कुंआकोण्डा; जिला सुकमा के खड 
सुकमा , छिंदगढ़, कोंटा एवं जिला 
नारायणपुर के खंड नारायणपुर एवं 
ओरछा के लिए ( यदि आवश्यक हो ) 


7. 


- 


- 


- 


तक 


- - 


- छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2014 


1280 ( 1 ) 


- 


2 


. 


. 


5 


(ii ) मतदान उपरोक्त क्र .(i) में वर्णित 

खण्डों को छोड़कर शेष खण्डों के लिए 
(यदि आवश्यक हो ) 


24.01. 2015 28 .01. 2015 | 01. 02. 2015 
शनिवार बुधवार 

रविवार 
प्रातः 7. 00 बजे से प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 7 . 00 बजे से 
अप . 3.00 बजे अप: 3.00 बजे । अप. 3.00 बजे 

तक 

तक . 


तक 


- 


- 


- 


8. | मतगणना की तारीख 
| 1. मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 

के लिए 


- 


24. 01 . 2015 28 .01. 2015 01.02. 2015 
शनिवार बुधवार 

रविवार 
मतदान के पश्चात् मतदान के मतदान के 

पश्चात् 

पश्चात् 
27 .01.2015 30.01.2015 03.02. 2015 
मंगलवार 

शुक्रवार 

मंगलवार 
प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 9. 00 बजे से प्रातः 9.00 बजे से 


2. खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली 
: मतगणना के लिए(यदि आवश्यक हो ) . 


- 


9. सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 
(1 ) पंच / सरपंच / जनपद पंचायत 

सदस्य के मामले में ( खंड स्तर पर) 


28 . 01 . 2015 

31 .01. 2015 04 .02. 2015 
बुधवार 

शनिवार - बुधवार 
प्रातः 9. 00 बजे से प्रातः 9 . 00 बजे से प्रात: 9 . 00 बजे से 
( खंड मुख्यालय | ( खंड मुख्यालय ( खंड मुख्यालय 

.. में ) 


- 


। 


। ( 2) जिला पंचायत सदस्य के मामले 

(जिला मुख्यालय में ) 


29 . 01 . 2015 

01. 02. 2015 
• गुरूवार 

रविवार 
प्रातः10. 30 बजे से प्रातः10 . 30 बजे से 


05 ..02. 2015 

गुरूवार 
प्रातः 10. 30 बजे 


- 


- 


- 


पंचायतों का चरणवार विभाजन संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है 


. . . 


हस्ता. / .. 
. ( आई. आर. देहारी) 

सचिव. . . 


। 


1280 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2014 


परिशिष्ट 


छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग 

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014 - 15 
मतदान : जिलेवार एवं चरणवार खण्डों की सूची 


. . 


- 


- 


क्र . 
(3 ) 


प्रथम चरण . 

(4 ) 


___ क्र . जिला . 
(1) (2) 
1 . बिलासपुर 


क्र . 
( 5) 


AN 


- 


- 


. द्वितीय चरण 

. 
मरवाही 
गौरेला 
पेंड्रा 


क्र . . तृतीय चरण 
.. (7 ) (8 ) 
1 कोटा 

तखतपुर 


बिल्हा . . .. 


मस्तूरी 


2 


2 . मुंगेली . 


1 . 


लोरमी 


.. 1 . .. 


पथरिया 


1 


मुंगेली 


. 3 . जांजगीर - चांपा 


डभरा . 


सक्ती 


बलौदा 
बम्हनीडीह 
पामगढ़ . 


जैजैपुर 
नवागढ़ 


मालखरौदा 


अकलतरा 


4 . कोरबा 


कोरबा 


1 


. पोड़ी - उपरोड़ा 1 


कटघोरा 


1 . 
2 . 


करतला 


2 


पाली 


_ 


5 


रायगढ़ 


घरघोड़ा 
लैलूंगा 
धरमजयगढ़ 


सारंगढ़ 
बरमकेला 


2 


रायगढ़ 
पुसौर 
खरसिया 


तमनार 


6 


सूरजपुर 


सूरजपुर . 
भैयाथान 


1 
2 


रामानुजनगर 
प्रेमनगर 


प्रतापपुर 
ओड़गी 


. 


2 


___ 7 


बलरामपुर 


रामचंद्रपुर 
वाड्रफनगर 


राजपुर 
शंकरगढ़ 


बलरामपुर 
कुसमी 


2 


2 


सरगुजा 


. 1 


अम्बिकापुर 
लखनपुर 
उदयपुर 


सीतापुर 
मैनपाट 


लुण्ड्रा 
बतौली 


__ _ 2 


ट 


2 


. 


को 


कोरिया . 


1 


सोनहत 


मनेन्द्रगढ़ 
भरतपुर 


बैकुण्ठपुर . 
- 


1 . 
2 . 


खड़गवां 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2014 


1280 ( 3 ). 


- 


- 


- 


- 


क्र . 
(1 ) 


जिला 
( 2 ) 


क्र . 
ऊ . 
(३) 


- 


प्रथम चरण 

(4) 


क्र . द्वितीय चरण 
(5) .. . (6) . 


क्र . 
( 7) 


तृतीय चरण । 

(8) 


- 10 


जशपुर . .. 


. 


1 


1 


फरसाबहार . 
कांसाबेल 
पत्थलगांव 


कुनकुरी . . 
दुलदुला 


1 मनोरा 
2 . बगीचा 

जशपुर . 
1 धरसींवा 
2 . तिल्दा 


. . 


11 


रायपुर 


आरंग 


अभनपुर 


___ बलौदाबाजार - 1 


कसडोल 
बिलाईगढ़ 


सिमगा .. 
भाटापारा 
पलारी 
बलौदाबाजार 


. 


. 


. 3 


. . 


. 


13 


गरियाबंद 


1 . 


छुरा . 


.. 


. . 


फिंगेश्वर 
देवभोग 


गरियाबंद 
मैनपुर 


2 . 


. 


14 . महासमुन्द 


. 1. . . . पिथौरा 
2 . बसना . . . 

सरायपाली 


महासमुन्द . 
बागबाहरा 


15 


धमतरी 


धमतरी 


. 


मगरलोड 
नगरी 


. कुरूद 


. 


. . 16 , बेमेतरा . . . 


बेमेतरा . 


. . 


साजा 
बेरला . 


. 2 


नवागढ़ 


17 


दुर्ग . 


.. धमधा 


दुर्ग 


. . 


1... 


पाटन 


__ - 18 .. बालोद 


गुण्डरदेही 


डौंडीलोहारा 
. . . डौंडी . . 


1 
2 


बालोद .. . 
. गुरूर 


___ . 19 


राजनांदगांव 


.. अम्बागढ़ चौकी 
. मोहला . 


1 
... 2 


2 


. डोंगरगढ़ 1 
. . छरिया . . 
. छुरिया . . . 2 

. 
डोंगरगांव 3 


राजनांदगांव 
ग्लैखैरागढ़ 
छुईखदान 


मानपुर 


. . 


1280 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर 2014 


- 


- 


- 


. क्र . 
(1) 


जिला 
(2) 


क्र . 
(3 ) 


पथम चरण 

(4 ) 


- 


- 


. क्र . 

(5) 


द्वितीय चरण 

(6 ) 


क्र . 
(7 ) 


ततीय चरण . 

( 8) 


. 


___ 20 


कबीरधाम 


1 


1 . 


बोड़ला 


. .. 1 . पण्डरिया 


.. 


. 


2 


कवर्धा 
सहसपुर - लोहारा 


. 


21 कोण्डागांव 


1 . कोण्डागांव .. 


. फरसगांव .. 


केशकाल 
बड़ेराजपुर 


2 


माकड़ी 


. 


22 


बस्तर 


1 . जगदलपुर 
2 बकावण्ड 


बस्तर 
• तोकापाल 


बास्तानार 
लोहाण्डीगुड़ा 


दरभा 


23 . नारायणपुर 


1 . नारायणपुर 


- 


1 . 


ओरछा 


24 


उ.ब. कांकेर 


1 अन्तागढ़ 
2 कोयलीबेड़ा 


कांकेर 
चारामा 
नरहरपुर 


1 
____ 2 


. भानुप्रतापपुर 

दुर्गुकोन्दल 


2 . 


3 


. 


25 


द.ब . दन्तेवाड़ा 


1 . कटेकल्याण 


दंतेवाड़ा 
गीदम 


1 


कुंआकोण्डा 


- 26 


सुकमा 


1 . छिंदगढ़ 


सुकमा 


1 कोन्टा 


27 बीजापुर 


1 


बीजापुर 
भैरमगढ़ 


भोपालपट्नम 
ऊसूर 


2 


2 


योग : 


38 


- 


- 


- 


- 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014 . 


